रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003--05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05 


Atal = राजपकन्र 


Che Gazette of Jndia 


OSH. -T.We. -AT.-3062024-254680 
CG-DL-W-3062024-254680 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं. 22] नई दिल्‍ली, जून 2,--जून 8, 2024, शनिवार/मज्येष्ठ i2—sAvs 8, 946 
No. 2]] NEW DELHI, JUNE 2,—JUNE 8, 2024, SATURDAY/JY AISHTHA 2-. JYAISHTHA 8, 946 


इस भाग में भिन्‍न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


ATT II—ave 3----उप-खण्ड (i) 
PART II—Section 3—Sub-section (i) 


भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा 
विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि 
सम्मिलित हैं) 
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the 


Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the 
Administrations of Union Territories) 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्‍ली, 30 मई, 2024 


सा.का.नि. 67.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह 
मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह “ग” पद) भर्ती नियम, 994 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे 
अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की 
पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- () इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह “ग” पद), भर्ती 
नियम, 2024 है। 


(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


3206 GI/2024 (425) 


426 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 


[PART II—SEc. 3(i)] 


2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्‍्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह 
होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है। 

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, seat और उससे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (43) में विनिर्दिष्ट हैं | 


4. निरहता-वह व्यक्ति, - 


(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या 
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की 
है 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 

को लागू cate विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकेगी | 
5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश 
द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 
पद का नाम | पदों की | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स | चयन पद या | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- 
। संख्या । Heal | अचयन पद। | सीमा । 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
पुस्तकालय | 02* साधारण वेतन मैट्रिक्स | लागू नहीं | 48 से 27 वर्ष के बीच 
9004 का : ue! SO होता (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए 
कार्यभार के ee ५9,900 गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों 
हक अननुसचिवीय = ae के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) | 
किया जा | , टिप्पणी 4: आयु-सीमा अवधारित करने की 
सकता है । निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के 


लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह 
अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल 
प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और afte 
जिला तथा पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार 
द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र 
और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 
fated की गई है । 

टिप्पणी 2: कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 
सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती की दशा में, आयु- 
सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह 


होगी जो, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित 
की जाए। 


[भाग H—are 30)] 


भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 


427 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य 
Heaney | 


सीधी भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए विहित 
आयु और शैक्षिक अहताएं 


परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई 
हो। 


भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे 
होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा 


प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में तथा विभिन्‍न पद्धतियों द्वारा 
लागू होंगी या नहीं | भरी जाने वाली रिक्तियों की 

प्रतिशतता । 

(7) (8) (9) (0) 

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लागू नहीं होता । सीधे भर्ती किए जाने वाले | संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति 
मैट्रिक या समतुल्य; व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक 
(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से टिप्पणी: परिवीक्षा के [संविदा भी है) प्रोन्नति], 
पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र । सफलतापूर्वक पूरा के लिए, | जिसके न होने पर सीधी 

केंद्रीय सरकार. द्वारा | भर्ती द्वारा। 


यथाविहित कम से कम दो 
सप्ताह की अवधि का प्रेरण 
प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य 


होगा | 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा । 


(4) 


संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति]: 


केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों 
या अर्ध सरकार या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी,- 


(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; तथा 
(ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। 


टिप्पणी 4: ऐसे विभागीय ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर, जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात्‌ उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, पर 
बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है, तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा 
जाएगा, अन्यथा, इसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भरा गया समझा जाएगा | 

टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत 
अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की 
अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | 


((2) ((3) 


समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित 
हैं:- 


(4) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन के प्रभारी) 


लागू नहीं होता | 


- अध्यक्ष; 


428 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA 8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


(2) अवर सचिव (पुस्तकालय के प्रभारी) - सदस्य; 

(3) अवर सचिव (प्रशासन-|) - सदस्य । 
समूह ‘Ww विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:- 
() निदेशक या उप सचिव (प्रशासन के प्रभारी) - अध्यक्ष; 

(2) अवर सचिव (पुस्तकालय के प्रभारी) - सदस्य; 

(3) wae सचिव (प्रशासन-]|) - सदस्य | 


[फा. सं. T-7208/02/20 9-97. V] 
विश्वजीत कुमार गुप्ता, अवर सचिव 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 30th May, 2024 
G.S.R. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Ministry of Home Affairs, Library Clerk (Group ‘C’ post) Recruitment Rules, 994, except as 


respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules 
regulating the method of recruitment to the post of Library Clerk in the Ministry of Home Affairs, namely:- 


l. Short title and commencement.— () These rules may be called the Ministry of Home Affairs, 
Library Clerk (Group ‘C’) Recruitment Rules, 2024. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and level 


in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age—limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age—limit, qualifications 
and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (/3) of the said Schedule. 


4. Disqualification.— No person,- 


(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b) — who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 


shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any 
person from the operation of this rule. 


5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class 
or category of persons. 


6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age—limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard. 


SCHEDULE 
Name of | Number of | Classification | Level in the pay} Whether selection Age-limit for direct recruits. 
post. posts. : matrix. post or non- 
selection post. 
() (2) (3) (4) (5) (6) 
Library 02* (2024) | General Level-2 Not applicable. Between 48 and 27 years 
Clerk. के . Central ¢9,900- (Relaxable upto 40 years for 
(subject to Sani : G ५ 
ae ervice, 63,200/-) in overnment servants in 
variation you हु : है 
Group ‘C’, the pay accordance with the instructions or 
dependent on है : C 
toad) Non- matrix. orders issued by _ the entral 
ne Gazetted, Government from time to time). 


[भाग H—are 30)] 


भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 


429 


Non- 
Ministerial. 


Note i: The crucial date for 
determining the age-limit shall be 
the closing date for receipt of 
applications from candidates and 
not the closing date prescribed for 


those in Assam, Meghalaya, 
Arunachal Pradesh, Mizoram, 
Manipur, Nagaland, Tripura, 
Sikkim, Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub-division रण 
Himachal Pradesh, Union 
territories of Andaman and 


Nicobar Islands, Union territory of 
Ladakh and Union territory of 
Lakshadweep. 


Note 2: In case of recruitment on 
direct recruitment basis through 
Staff Selection Commission, the 
crucial date for determining the 
age-limit shall be as advertised by 
Staff Selection Commission. 


Educational and 
other qualifications 
required for direct 


Whether age and 
educational qualifications 
prescribed for direct 


Period of probation, if any. 


Method of recruitment, whether 
by direct recruitment or by 
promotion or by 


recruits. recruits will apply in the deputation/absorption and 
case of promotees. percentage of the vacancies to be 
filled by various methods. 
(7) (8) (9) (0) 

(i) Matriculation Not applicable. Two years in case of direct | Composite Method [Deputation 
or equivalent recruits. (including short-term contract)/ 
from a ०: पल hath 5९७ 9 promotion], failing which by 
recognised : : bs direct recruitment. 

(5707: mandatory induction training 
of at least two weeks 

(ii) Certificate in duration for — successful 
Library completion of probation as 
Science prescribed by the Central 

from a Government. 
recognised 
institution. 


In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to 


be made. 


(I) 


Composite Method [Deputation (including short-term contract)/ promotion]: Officers under the Central 
Government or a State Government or a Union territory or public sector undertaking or recognised research institutions 
or Universities or semi Government or statutory or autonomous organisations, - 


(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and 


(b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). 


Note : Departmental Senior Library Attendant with five years’ regular service in the grade rendered after appointment 
thereto shall also be considered along with outsiders and in case such person is selected, the post shall be treated as 
having been filled by promotion, otherwise, it shall be treated as having been filled by deputation (including short-term 


contract). 


430 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short- 
term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other 
organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. 


Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 
fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition. Circumstances in which Union Public 
Service Commission is to be 
consulted in making recruitment. 


(2) (3) 


Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) | Not applicable. 
consisting of:- 


() Director or Deputy Secretary (in-charge of Admin.) : Chairman; 
(2) Under Secretary (in-charge of Library) : Member; 
(3) Under Secretary (Ad.I) : Member. 


Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering 
confirmation) consisting of:- 


() Director or Deputy Secretary (in-charge of Admin.) : Chairman; 
(2) Under Secretary (in-charge of Library) : Member; 
(3) Under Secretary (Ad.I) : Member. 


[F. No. A-208/0/209-Ad.V] 
VISHVAJEET KUMAR GUPTA, Under Secy. 
नई दिल्‍ली, 5 जून, 2024 


सा.का.नि. 68.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह 
मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, विभागीय कैंटीन, हलवाई-सह-रसोइया (समूह “ग' पद), भर्ती नियम, 204 
को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, गृह 
मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में हलवाई-सह-रसोइया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः - 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, 
हलवाई-सह-रसोइया (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2024 है। 


() ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में 
उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 


3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और agare, आदिः- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं। 


4. निरहता- वह व्यक्ति - 


(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की 
संविदा की है, या 


(ख) frat अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की 
संविदा की है, 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। 


[भाग H—are 30)] 


भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 


43| 


परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को 
लागू cate विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से 


छूट दे सकेगी। 


5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, 
उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध 
को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


6. व्यावृति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है। 


अनुसूची 
पद का नाम पद संख्या वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद 
हलवाई-सह-रसोइया |* (2024) साधारण केंद्रीय सेवा, वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 
“कार्यभार के आधार पर | समूह 'ग', (2700-6900 रु) 
परिवर्तन किया जा सकता।| अराजपत्रित, 
हि। अननुसचिवीय 
सीधे भर्ती किए जाने वाले | सीधे भर्ती किए जाने सीधे भर्ती किए जाने | परिवीक्षा की अवधि, | भर्ती की पद्धतिः भर्ती 
व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। वाले व्यक्तियों के लिए वले व्यक्तियों के लिए | यदि कोई हो । सीधे होगी या प्रोन्नति 
अपेक्षित शैक्षिक और विहित आयु और द्वारा या प्रतिनियुक्ति या 
अन्य अहताएं। शैक्षिक अ्ताएं प्रोन्नत आमेलन द्वारा तथा 
व्यक्तियों की दशा में विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
लागू होंगी या नहीं। भरी जाने वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता | 
(6) (7) (8) (9) (0) 
48 और 27 वर्ष की आयु | आवश्यकः- आयु- नहीं दो वर्ष । प्रोन्नति, जिसके न हो 
बीच, (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से शैक्षिक अर्हता- हां। | टिप्पणः-केन्द्रीय सकने पर प्रतिनियुक्ति 
(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- | 70dT कक्षा उत्तीर्ण सरकार द्वारा | द्वारा और दोनों के न हो 
समय पर जारी किए गए | सहित मान्यता प्राप्त यथाविहित परिवीक्षा | सकने पर सीधी भर्ती 
अनुदेशों या आदेशों के | संस्थान से खानपान में को सफलतापूर्वक पूरा | द्वारा। 
अनुसार सरकारी सेवकों के | प्रमाणपत्र या डिप्लोमा। करने के लिए कम से 


लिए, साधारण अभ्यथियों 
की दशा में शिथिल करके 40 
वर्ष तक और अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों 
की दशा में शिथिल करके 45 
वर्ष तक की जा सकती हैं)। 
टिप्पण:-4.आयु-सीमा 
अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों 
से आवेदन प्राप्ति के लिए 
नियत की गई अंतिम तारीख 
होगी न कि वह अंतिम 


(ii) खाना बनाने के लिए 
व्यावसायिक कुशलता 
परीक्षण अभ्यर्थी के 
निर्धारित sep हेतु 
संचालित की जाएगी। 


वांछनीयः- 

सरकारी विभाग या 
खानपान उपक्रम में दो 
वर्षों का अनुभव | 


feoqu-4: अन्यथा 


कम दो सप्ताह का 
प्रवेश प्रशिक्षण 
अनिवार्य होगा। 


432 


[PART II—SEc. 306)] 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 


तारीख़ जो असम, मेघालय, 
अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, 
मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, 
सिक्षिम, हिमाचल प्रदेश के 
लाहोल और स्पीति जिला 
और चम्बा जिला का पांगी 
उपखंड, लद्दाख, अंडमान 
और निकोबार द्वीपसमूह और 
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के 
अभ्यर्थियों के लिए विहित 
की गई है। 


टिप्पण:2. रोजगार कार्यालय 
के माध्यम से भर्ती की दशा 
में, आयु सीमा अवधारिता 
करने के लिए निर्णायक 
तारीख वह अंतिम तारीख 
होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालय से नाम भेजने को 
कहा गया है। 


सुअर्हित अभ्यर्थियों की 
दशा में अर्हताएं, कारणों 
के लिए जो लेखबद्ध 
किए जाएं सक्षम 


प्राधिकारी के 
विवेकानुसार, शिथिल 
की जा सकती हैं। 


टिप्पण-2: अनुभव संबंधी 
अर्हताएं कारणों के लिए 
जो लेखबद्ध किए जाए, 
सक्षम प्राधिकारी के 
विवेकानुसार, अनुसूचित 
जातियों या अनुसूचित 
जनजातियों के 
अभ्यर्थियों के दशा में तब 
शिथिल की जा सकती हैं 
जब चयन के किसी प्रक्रम 
पर सक्षम प्राधिकारी की 
यह राय है कि उनके 
लिए आरक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले उन समुदायों के 
अभ्यर्थियों के पर्याप्त 
संख्या में उपलब्ध होने 
की सम्भावना नहीं है। 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा 


प्रोन्नतिः- 


प्रतिनियुक्तिः - 


केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संध राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधिकारी जो- 


(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हुआ हो, या 


कैंटीन परिचर, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (48000-56900/-%.) में छह वर्ष ग्रेड में नियमित सेवा की हो | 

टिप्पणः- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया 
जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या 
पात्रता सेवा, अपेक्षित SSH या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होनें अपने 
ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होनें ऐसी aga या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 


(i) सहायक हलवाई-सह-रसोइया, जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के Faz-2(9000-63200/-%.) F 
नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो या समतुल्य में, और 


(ख) जिनके पास स्तंभ(7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक seared aie अनुभव हो। 


[भाग I—ars 30)| भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 433 


टिप्पण 4.- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए 
जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। 


टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक 
पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 


टिप्पण 3. - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी। 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना। भर्ती करने की किन परिस्थितयों में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। 
(72) (3) 
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें लागू नहीं होता। 
निम्नलिखित होंगे : 
4. सहायक निदेशक (प्रशा.), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - अध्यक्ष 
2. अनुभाग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अनुसंधान 
और विकास ब्यूरो - सदस्य और 
3. एक राजपत्रित अधिकारी समूह- 'ख' , पुलिस अनुसंधान 
और विकास ब्यूरो - सदस्य। 
समूह “ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें 
निम्नलिखित होंगे : 
4. सहायक निदेशक (प्रशा.), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो - अध्यक्ष 
2. अनुभाग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अनुसंधान 
और विकास ब्यूरो - सदस्य और 
3. एक राजपत्रित अधिकारी समूह- 'ख' , पुलिस अनुसंधान 
और विकास ब्यूरो - सदस्य। 


[फा. सं. 230/3/2023-srttarevset] 


डब्ल्यू, हिटलर, अवर सचिव 


New Delhi, the 5th June, 2024. 


G.S.R. 68.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development, Departmental Canteen, 
Halwai-cum-Cook (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 204, except as respects things done or omitted to be done 
before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the 
post of Halwai-cum-Cook in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely: - 


l. Short title and commencement. - () These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police 
Research and Development, Halwai-cum-Cook (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2024. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and 
level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these 


rules. 


434 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications 
and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (3) of the said Schedule. 


4. Disqualifications. - No person, - 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any 
class or category of persons. 


6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and 
other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard. 


SCHEDULE 
Name of post. Number of post. Classification. Level in pay matrix | Whether selection post 
or non-selection post. 
() (2) (3) (4) (5) 
Halwai-cum-Cook. [कं General Central Level 3 in the pay Non-selection. 
(2024) Service matrix 
*Subject to variation Group ‘C’, (Rs. 2700-6900). 
dependent on Non-Gazetted, 
Nor अब Non-Ministerial. 
Age-limit for direct recruits. Educational and other qualification [Whether age and {Period of 
required for direct recruits. educational probation, if 
qualifications any. 
lprescribed for 
direct recruits 
will apply in the 
case of 
lpromotees. 
(6) (7) (8) (9) 
Between |8 and 27 years of age. Essential: - Age: No. Two years. 
(Relaxable for the departmental | (i). 0"class pass from a recognised |Educational Note.- There 
candidates upto the age of forty Board with certificate of diploma |qualifications: shall be a 
years in the case of general candidates in catering from a _ recognised ५65. mandatory 
and upto forty-five years in the case of institute; induction 
the candidates belonging to the | _ ; ; training of at 
Scheduled Castes or the Scheduled | (il). A Trade Skill Test for cooking least [ two 
Tribes in accordance with the shall be conducted to assess २०६ 
instructions or orders issued by the suitability. AaenecioE 
Central Government from time to है fi 
: Desirable: - successful 
time). 6076 
े re pletion 
Note .-The crucial date for [EXPetience of two yea in ¢ Ovemunent of probation 
determining the age-limit shall be the Department or undertaking in catering. C ne 
: : wa ti t 
closing date for receipt of applications [Note :- Qualifications are relaxable at eee ¥ 
from the candidates and not the closing |the discretion of the competent authority, 


[भाग Hare 30)] 


भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 


435 


date prescribed for those in Assam, 
Meghalaya, Pradesh, 
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, 
Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and 
Pangi Sub-Division of Chamba District 
of Himachal Pradesh and the Union 
territories of Ladakh, Andaman and 
Nicobar Islands and Lakshadweep. 


Arunachal 


Note 2.-In the case of recruitment 
made through employment exchange, 
the crucial date for determining the 
age-limit shall be the last date upto 
Which the employment exchange is 
asked to submit the names. 


for reasons to be recorded in writing, in Government. 
the case of candidates otherwise well 


qualified. 


Note 2:-The qualifications regarding 
experience are relaxable at the discretion 
lof the competent authority, for reasons to 
lbe recorded in writing, in the case of 
candidates to the Schedules Castes or the 
Scheduled Tribes, if at any stage of 
selection, the competent authority is of 
the opinion that sufficient number of 
candidates 
lpossessing the requisite experience are 
not likely to be available to fill up the 
vacancies reserved for them. 


from these communities 


Method of recruitment whether by 
direct recruitment or by promotion or 
by deputation/absorption and 
percentage of the vacancies be filled 
by various methods. 


In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades 
from which promotion or deputation /absorption to be made. 


(0) 


(I) 


By promotion, failing which by 
deputation; and failing both by direct 
recruitment. 


Promotion: 


Canteen Attendant in level-| in the pay matrix (Rs. [8000 - 56900) with six 
years’ regular service in the grade. 


Note: - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility 
service are being considered for promotion, their seniors shall also be 
considered provided they are not short of the requisite qualifying or 
eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service 
or two years, whichever is less, and have successfully completed probation 
period for promotion to the next higher grade along with their juniors who 
have already completed such qualifying or eligibility service. 


Deputation: 


Officers of the Central Government or State Governments or Union territory 
Administrations.- 


(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or 
department; or 


(ii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years service rendered after 
appointment to the posts on a regular basis in level-2 in the pay matrix 
(9900-63200) or equivalent in the parent cadre or department; and 


(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for 
direct recruits under column (7). 


Note .- The departmental officers in the feeder category who are in the 
direct line of promotion shall not be eligible for consideration for 
appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible 
for consideration for appointment by promotion. 


Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in 
another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the 
same or some other organisation or department of the Central Government 
shall ordinarily not exceed three years. 


Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not 
exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. 


436 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. Circumstances in which Union 
Public Service Commission is to be 
consulted in making recruitment. 


((2) (3) 


Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) Not applicable. 
consisting of: 


l. Assistant Director (Administration), Bureau of 
Police Research and Development - Chairman; 


2. Section Officer or Administrative Officer, Bureau of 
Police Research and Development - Member; 


3. One Group ‘B’, Gazetted officer from Bureau of 
Police Research and Development - Member. 


Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering 
confirmation) consisting of: 


l. Assistant Director (Administration), Bureau of 
Police Research and Development - Chairman; 


2. Section Officer or Administrative Officer, Bureau of 
Police Research and Development - Member; 


One Group ‘B’ Gazetted officer from Bureau of 


Police Research and Development - Member. 
[F.No.230] /3/2023-BPR&D] 
W. HITLER, Under Secy. 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) 


नई दिल्‍ली, 34 मई, 2024 


सा.का.नि. 69.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (आशुलिपिक श्रेणी-4) भर्ती नियम, (989; और राष्ट्रीय एटलस और 
थिमैटिक मानचित्रण संगठन (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक श्रेणी-2 के 
पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया 
है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में 
आशुलिपिक श्रेणी-4 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (4) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक 
मानचित्र संगठन, आशुलिपिक श्रेणी 4 (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है | 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे | 


2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर 
वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं | 


3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य 
बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ ((3) में विनिर्दिष्ट हैं| 


4. निरह्ता: वह व्यक्ति - 


(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; 
या 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 437 


(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा 
की है 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को 
लागू cay विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से 
छूट दे सकेगी । 


5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी 
वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित | | 


साधारण केन्द्रीय | वेतन मैट्रिक्स में | लागू नहीं तीस वर्ष की आयु से अधिक 
सिवा, स्तर-6 (35400 - नहीं । 
42400/- रु.) | 


*कार्यभार के 
आधार. पर [समूह 'ख', (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए| 
परिवर्तन किया |अराजपत्रित गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 
जा सकता है। | सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तब 
अननुसचिवीय । शिथिल की जा सकती है) | 


टिप्पण:- आयुसीमा अव' 
करने के लिए निर्णायक तारीख वह 
होगी जो कर्मचारी चयन आयोग 
द्वारा विज्ञापित की जाए। 


आवश्यक अहताएं,- 
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री: 
(ख) अभ्यर्थी सक्षम होगा - 
(i) दस मिनट में 400 शब्द (अंग्रेज़ी या हिन्दी) प्रति मिनट की दर पर श्रुतलेख लेता हो ; 
(ii) चालीस मिनट अंग्रेज़ी और पैंतालीस मिनट हिन्दी में प्रतिलेखन। 


टिप्पण 4: टंकण में कौशल परीक्षा कंप्यूटर पर संचालित की जाएगी। 


टिप्पण 2: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग 
या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 


438 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


टिप्पण 3:- अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी 
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं 


जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की 
सम्भावना नहीं है। 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 
वाले व्यक्तियों के लिए द्वारा या प्रतिनियुक्ति।आमेलन द्वारा तथा 
विहित आयु और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली 
शैक्षिक अहताएं प्रोन्नत रिक्तियों की प्रतिशतता। 

व्यक्तियों की दशा में 

लागू होंगी या नहीं। 


लागू नहीं होता । सीधे भर्ती और प्रोन्नत किए जाने वाले . 67% सीधी भर्ती द्वारा; और 


व्यक्तियों के लिए aT aT | ii, 33% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत 
टिप्पण:- केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा या 
परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रोन्नति द्वारा। 
लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का 
प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा | 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया 
जाएगा। 


संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति]: 


किन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या मान्यताप्राप्त विश्वद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान 
संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वाशासी निकायों या क़ानूनी संगठनों के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने 
वाले ऐसे अधिकारी, - 
(क) () जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या 
(ii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में छह वर्ष की 
नियमित सेवा की है; या 
(iii) जिन्होनें मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-8(00/-%.) या समतुल्य में दस वर्ष की 
नियमित सेवा की है। 
पण 4:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-800/-%.) में ऐसे विभागीय आशुलिपिक श्रेणी-2 जिन्होनें उस श्रेणी में दस 
वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु विहित शैक्षिक 
अर्हताएं और अनुभव है बाहरवालों के साथ विचार किया जायेगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन 
किया जाता है; तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। 
पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या 
किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राहय पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके 
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 
टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन 
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 


[भाग I—ars 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 439 


लोक सेवा आयोग से परामर्श किया 
जाएगा। 


समूह ‘a’ विभागीय पुष्टि समिति- (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें |भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से 
निम्नलिखित होंगे :- परामर्श करना आवशयक नहीं | 


4. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष; 
2. सम्बद्ध निदेशक या उप-सचिव, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग - सदस्य; 


3. संयुक्त निदेशक, ued vere और थिमैटिक मानचित्रण 
संगठन - सदस्य; 


4. उप निदेशक चक्रानुक्रम द्वारा, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण 
संगठन - सदस्य; 


5. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान, राष्ट्रीय एटलस और 
थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य । 


[फा. सं. एस WA/02/2/208] 
दिनेश चंद्र, अवर सचिव 


MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
(Department of Science and Technology) 
New Delhi, the 3lst May, 2024. 

G.S.R. 69.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Stenographer Grade I) Recruitment Rules, 
989; and the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Group “C” and Group “D” posts) Recruitment 
Rules, 2004, in so far as they relate to the post of Stenographer Grade IJ, except as respects things done or omitted to be 
done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to 
the post of Stenographer Grade I in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science 
and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:- 


. Short title and commencement. — (|) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, National 
Atlas and Thematic Mapping Organisation, Stenographer Grade I (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2024. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of post, classification and level in pay matrix. —The number of the said post, its classification and level 
in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and 
other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (3) of the said Schedule. 


4. Disqualification. — No person, — 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 

5. Power to relax. —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, 
by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax 
any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to 
be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other 


440 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 


[PART II—SECc. 3(i)] 


special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this 


regard. 
SCHEDULE 
Number of 
post. 


Name of post. 


matrix. 


Level-6 in t 
pay matrix 


(Rs.35400- 
2400). 


General Central 
Service, 


Stenographer 


Grade I. *Subject 


variation 


to 
Group ‘B’, 


dependent on | Non-Gazetted, 


OES OA Ministerial. 


and educational 
qualifications 
prescribed for 
direct recruits 
will apply in the 
case of 
promotees. 


required for direct recruits. 


Essential qualifications,- Not applicable. 


(a) Bachelor degree from a recognised 
University or institute; 


(b) the candidate shall be able to, - 


(i) take dictation at the rate of 
hundred words (English or Hindi) 
per minute for ten minutes; 


(ii) transcript English for forty 
minutes and Hindi for forty-five 
minutes. 


Note [.- Skill test in typing shall be 
conducted on Computers. 


Note 2.- Qualifications are relaxable at 
the discretion of the Staff Selection 
Commission or competent authority, 
for reasons to be recorded in writing, 
in the case of candidates otherwise 
well qualified. 


Note 3.- The qualifications regarding 
experience are  relaxable at the 


Level in pay 


selection post or 
non- selection 
post. 


he | Not applicable. 


Period of probation, 
if any. 


Two years for direct 
recruits and 
promotees. 


There shall 
be a mandatory 
induction training 
for direct recruits of 
at least two weeks 
duration for 
successful 
completion of the 
probation 
prescribed by 
Central 
Government. 


Note.- 


recruits. 


Not exceeding thirty years 
of age. 


(Relaxable for the 
Government servants up 
to five years in 
accordance with the 
instructions or orders 
issued by the Central 
Government). 


Note.- The crucial date 
for determining the age- 
limit shall be as 
advertised by the Staff 
Selection Commission. 


whether by direct 
recruitment or by 
promotion or by 
deputation/absorption 
and percentage of the 
vacancies to be filled by 
various methods. 


(i) Sixty-seven per cent. 
by direct recruitment; 
and 


(ii) Thirty-three per cent. 
by deputation (including 
short term contract) or by 
promotion. 


[भाग T—are 30)] 


discretion of the 
Commission or competent authority, 
for reasons to be recorded in writing, 
in the case of candidates belonging to 
the Scheduled Castes or the Scheduled 
Tribes, if at any stage of selection, the 
Staff Selection Commission — or 
competent authority is of the opinion 
that sufficient number of candidates 
from these communities possessing the 
requisite experience are not likely to be 
available to fill up the vacancies 
reserved for them. 


In case of recruitment by promotion or by 

deputation/absorption, grades from which 

promotion or deputation/ absorption to be 
made. 


Composite method [deputation 
short-term contract) plus promotion]: 


(including 


Officers holding the post of Stenographer under 
the Central Government or State Governments 
or Union territory Administrations 0 
recognised University or recognised research 
institutions or public sector undertakings or 
autonomous body or statutory organisations, - 


(a) (i) holding analogous post on a regular 
basis in the parent cadre or department; 


or 


(ii) with six years regular service in level-5 in 
the pay matrix (Rs.29200 -92300) or equivalent 
in the parent cadre or department; or 


(iii) with ten years regular service in level-4 in 
the pay matrix (Rs.25500 - 8l00) or 
equivalent in the parent cadre or department. 


Note .- The departmental 
Grade-II_ in level-4 in the pay matrix 
(Rs.25500-800) with ten years regular 
service in the grade and having the educational 
qualifications and experience prescribed for 
considering appointment on deputation basis is 
considered along with outsiders. If the 
departmental candidate is _ selected for 
appointment to the post; it shall be treated as 
having been filled by promotion. 


Stenographer 


Note 2.- The period of deputation (including 
short-term contract) including the period of 
deputation (including short-term contract) in 


another ex-cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some 
other organisation or department of the Central 
Government shall ordinarily not exceed three 


भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 


If a Departmental Promotion 
Committee exists, what is its 
composition. 


Group ‘B’ 
Confirmation Committee 
considering 

consisting of :- 


Departmental 
(for 
confirmation) 


l. Director, National Atlas and 
Thematic Mapping Organisation 


- Chairman; 
2. Director or Deputy Secretary 


concerned, Department of 
Science and Technology 


- Member; 


3. Joint Director, National Atlas 
and Thematic Mapping 
Organisation 


- Member; 


4. Deputy Director by rotation, 
National Atlas and Thematic 
Mapping Organisation- Member; 


5. Senior Administrative Officer 
or Head of Office, National Atlas 
and Thematic Mapping 
Organisation - Member. 


44] 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be 
consulted in making 
recruitment. 


Consultation with the 
Union Public Service 
Commission is not 
necessary for making 
recruitment. 


442 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA 8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


years. 


Note 3.- The maximum age-limit for 
appointment by deputation (including short- 


term contract) shall be not exceeding fifty-six 
years as on the closing date of receipt of 
applications. 


[F. No. SM/02/2/208] 
DINESH CHANDER, Under Secy. 


नई दिल्‍ली, 34 मई, 2024 


सा.का.नि. 70.--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान 
और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ज्येष्ठ भंडारी तथा भंडारी 
के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - () इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 
ज्येष्ठ भंडारी तथा भंडारी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है। 

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका 
स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि. - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट हैं। 
4. निरहता. - वह व्यक्ति, - 

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या 

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है 
उक्त पद/पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 
को लागू cate विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


5. आरंभिक गठन. - सेवा नियमों में वर्णित भंडारी ग्रेड-2 तथा भंडारी ग्रेड-3 के पदों के पदधारी, क्रमश: ज्येष्ठ भंडारी तथा 
भंडारी के रूप में पुनः पदाभिहित हुए हैं और इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व पद में ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई सेवाएं, वरिष्ठता 
तथा प्रोन्नति आदि के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा के रूप में ली जाएगी। ऐसे अधिकारीयों की वरिष्ठता का रखरखाव 
भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा वरिष्ठता पर जारी 
आदेशों या अनुदेशों के अनुसार नियत की जाएगी। 


6. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश 
द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


7. rahe. - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित 
है। 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 443 


अनुसूची 


. vas भंडारी। 43* (2024) साधारण केन्द्रीय सेवा, वि 


IT ५ अराजपत्रित 
*कार्यभार के आधार | हे 7 न्‍ 


Ad भर्ती किए सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों भर्ती किए परिवीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति : 


क्तियों के bl कि लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य | व लि गा यदि कोई हो। भर्ती सीधे होगी या 
आयु-सीमा। oo और शैक्षिक अईताएं aC ie द्वारा या 
i प्रोन्नत व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति/आमेलन 
शा में लागू होंगी द्वारा तथा ve 
या नहीं। द्वारा 
वाली रिक्तियों 
की प्रतिशतता। 


(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या नहीं। 
संस्थान से अर्थशास्त्र या वाणिज्य या 


i rahe | के न हो सकने 
ce द्वारा (Te सीधे भर्ती द्वारा; 
यथाविहित निम्नरतम |और 


सप्ताह की अवधि |. ५ 
ees (ii) 50% सीधे भर्ती 


(i) केंद्रीय सरकार या राज्य 

के सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 

या स्वायत्‌ निकाय या कानूनी 

संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या 

दशा हे Bie विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त 
संस्थान या बैंक या शेयर बाज़ार पर 

करके 40 वर्ष तक hae feet नीजी सेक्टर संगठन 
की जा सकती कि समुत्थान या भंडारण में भंडारण 
el) संभालने तथा लेखा पालन में दो वर्ष 


करना | 


टिप्पण.- आयु- 


444 


TH 2.- अनुभव संबंधी Agate 
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए 
जाए कर्मचारी चयन आयोग या 
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा 
में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब 
चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी 
चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी 
की यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन 
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त 
संख्या में उपलब्ध होने की संभावना 


नहीं है। 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA 8, 946 


[PART II—SEc. 3(i)] 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की 
दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या 
आमेलन किया जाएगा। 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो 
उसकी संरचना। 


भर्ती करने में किन 
परिस्थितियों में संघ 
क सेवा आयोग से 
परामर्श किया 
। 


() 


(2) 


(73) 


प्रोन्नति : भंडारी, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 
(25,500-84400 रु.) में श्रेणी में पांच वर्ष नियमित 
सेवा की हो। 
टिप्पण.- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, 
जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, 
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके 
ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा 
परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक 
या पात्रता सेवा, अपेक्षित aH या पात्रता सेवा के 
आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम 
हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों 
सहित, जिन्होंने ऐसी sen या पात्रता सेवा पहले ही 
पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए 
अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली 
| 

ao : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या 
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारी,- 

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित 
आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या 


समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति 
(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 
जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 
4.35 महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक 
-अध्यक्ष; 
2.एक समूह Hh अधिकारी, भारतीय 
सर्वेक्षण कार्यालय से भिन्न कार्यालय से 
संबंधित -सदस्य; 
3.सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक 
कार्यालय -सदस्य। 
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के 
संबंध में विचार के लिए) जिसमें 


कार्यालय 


निम्नलिखित होंगे:- 
4.35 महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक 
कार्यालय -अध्यक्ष; 


2.एक समूह 'क' अधिकारी, भारतीय 
सर्वेक्षण कार्यालय से भिन्न कार्यालय से 
संबंधित -सदस्य; 


लागू नहीं होता। 


[भाग avs 36)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 445 


(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स 3. सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक 

के स्तर-4 (25,500-84400 रु.) में या anges में कार्यालय -सदस्य। 
पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्‌ पांच 
वर्ष सेवा की हो; और 


(ख) जिसके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहताएं 
और अनुभव हो। 
टिप्पण .- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, 
जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर 
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। 
इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के 
लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। 


टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत 
केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या 
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी 
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है 
साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 


टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए 
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम 
तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 


50* (2024) साधारण केन्द्रीय सेवा,वितन मैट्रिक्स में स्तर-4 
समूह ‘TW, zest, |(25,500-800 रु.) 
अननुसचिवीय। 


*कार्यभार के आधार पर 
परिवर्तन किया जा सकता है। 


दो वर्ष। 400% सीधे 


टिप्पण.- परिवीक्षा को भर्ती द्वारा। 

सफलतापूर्वक . पूर्ण 

(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ करने के लिए केन्द्रीय 

ज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय, सरकार द्वारा 

a pT कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर यथाविहित निम्नतम दो 

पक्रम या विश्वविद्यालय या सप्ताह की अवधि का 

प्‌ अनुसंधान संस्थान या बैंक अनिवार्य प्रवेश 

शेयर बाज़ार पर सूचीबद्ध नीजी प्रशिक्षण करना होगा। 
संगठन में किसी भंडार या 
पमुत्थान में भंडार के रखरखाव या लेखा 

में दो वर्ष का अनुभव; या 


446 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 20240 ४ AISHTHA 8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


सकती Sl) (a) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या 


सीमा अवधारित सांख्यिकी या व्यवसायिक अध्ययन या 
करने के लिए लिोक प्रशासन के साथ एक विषय के रूप 
निर्णायक तारीख मिं स्नातक डिग्री। 
कि लाभ FN roy जो went अन्यथा सुअर्हित 
आयोग द्वारा यथा र्थियों में कारणों 
विज्ञापित होगी। Ft की दशा में कारणों के लिए 
लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन 
आयोग या सक्षम प्राधिकारी के 
विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। 


ay 2.- अनुभव संबंधी अहताएं 
कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए 
कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम 
प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित 
तियों और अनुसूचित जनजातियों के 
अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की 
सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम 
पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम 
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए 
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन 
पमुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या 
उपलब्ध होने की संभावना नहीं Sl 


Pron आयु- F से वाणिज्य या अर्थशास्त्र या 


समूह wv विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) लागू नहीं होता। 
जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 


4.उप महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -अध्यक्ष; 


2.एक समूह 'क' अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण से भिन्न कार्यालय से 


संबंधित -सदस्य; 


3.सहायक महासर्वेक्षक, महासर्वेक्षक कार्यालय -सदस्य। 


[फा. सं. एस WA/02/70/2023] 


अनुपमा, अवर सचिव 


New Delhi, the 3lst May, 2024. 


G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Store Keeper and Store 
Keeper in the Survey of India under Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, 
namely:- 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 447 


I. Short title and commencement. — (l) These rules may be called the Ministry of Science and Technology, Survey of 
India, Senior Store Keeper and Store Keeper (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2024. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. Number of posts, classification and level in pay matrix. — The number of the said posts, their classification and 
level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule. 


3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. — The method of recruitment, age-limit, qualifications and 
other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (3) of the said Schedule. 


4. Disqualification.— No person, — 


(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 


shall be eligible for appointment to the said posts: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt 
any person from the operation of this rule. 


5. Initial constitution.- The incumbents to the posts of Store Keeper Grade II and Store Keeper Grade III, mentioned 
in the service rules, are hereby re-designated as Senior Store Keeper and Store Keeper, respectively and the services 
rendered by such persons in the post before commencement of these rules shall be taken into account as regular service 
for the purpose of seniority and promotion, etc. The seniority of such officers shall be maintained by Survey of India 
and shall be fixed as per the orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time in 
this regard. 


6. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, 
by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 


7. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other 
special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this 
regard. 


THE SCHEDULE 


post or non- 
selection post. 


43* (2024) General Central Service, 
- Subject to variation|Group (7, Non-Gazetted, Non-  |matrix (Rs.29200- 
dependent on workload. Ministerial. 92300). 


Period of 
probation, If 
any. 


recruitment 
whether by 
direct 
recruitment or 
by promotion 


and 
educational 
qualifications 
prescribed for 
direct recruits 


direct recruits. required for direct recruits. 


will apply in or by 
the case of deputation/ 
promotees. absorption and 


percentage of 
the vacancies to 
be filled by 
various 
methods. 


(6) (7) (8) (9) (0) 
Between |8 and 27|(i) Bachelor’s Degree with Economics or |No. Two years for |(i) Fifty per 
(Commerce or Statistics or Business Studies or cent. b 


448 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA 8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


years of age. Public Administration as a subject from a direct recruits. |promotion, 
recognised University or institute; and T failing which b 
(Relaxable for the ड़ y Note.- here g ' y 
iy T ; ५ ह ee deputation 
departmental (ii) Two years’ experience in handling Stores shall be a failj 
: : 8 $ ailing both by 
candidates upto the [भाव keeping Accounts in a Store or a concern mandatory cit 
age of forty years|jof the Central Government or State induction ; 
: ithIG के : ot recruitment; and 
in accordance with |Governments or Union territory training of at 
the instructions or|Administrations or autonomous body or least two |i) Fifty per 
orders issued by|statutory organisation, public sector weeks duration cent. by direct 
the Central Jundertakings or University or recognised for successful jrecruitment. 
Government). institute or Bank or in a private sector completion of 
T ._, jorganisation listed on the Stock Exchanges. robation as 
Note.- The crucial | 5 8 पंप कह b 
date for Note .- Qualifications are relaxable at the P Cc y 
५७५ : : 5 S ee 22 220 ithe entral 
determining __ the discretion of the Staff Selection Commission G 
overnment. 


age-limit shall bejor competent authority, for reasons to be 
as advertised by |recorded in writing, in the case of candidates 
the Staff Selection jotherwise well qualified. 


गज का Note 2.- The qualifications regarding 
lexperience are relaxable at the discretion of 
the Staff Selection Commission or competent 
authority, for reasons to be recorded in 
writing, in the case of candidates belonging to 
the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, 
if at any stage of selection, the Staff Selection 
(Commission or competent authority is of the 
opinion that sufficient number of candidates 
from these communities possessing the 
requisite experience are not likely to be 
available to be fill up the vacancies reserved 
for them. 


In case of recruitment by promotion or by 
deputation/absorption, grades from which promotion 
or deputation/absorption to be made. 


If a Departmental 
Promotion Committee 
exists, what is its 
composition. 


Circumstances in which 
Union Public Service 
Commission is to be 
consulted in making 

recruitment. 


Promotion: 
Store Keeper in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500- 
800) with five years regular service in the grade. 


INote.- Where juniors who have completed their 
qualifying or eligibility service are being considered for |. 
promotion, their seniors shall also be considered 
provided they are not short of the requisite qualifying or 


Deputy 
General, 
General’s Office 


Surveyor 
Surveyor 


eligibility service by more than half of such qualifying 
lor eligibility service or two years, whichever is less, and 
Ihave successfully completed their probation period for 


promotion to the next higher grade along with their 
juniors who have already completed such qualifying or 
eligibility service. 


Deputation : 

Officers of the Central Government 0 
Governments or Union territory Administrations, - 
(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the 
parent cadre or department; or 

(ii) with five years service rendered after appointment to 
the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix 
(Rs.25500-8!00) or equivalent in the parent cadre or 


State 


-Chairperson; 
2. One Group ७ officer 
from the office other than 
Survey of India 
- Member; 
3. Assistant Surveyor 
General, Surveyor General's 
Office 
- Member. 
Departmental 
Committee 
considering 
consisting 


Group ‘C’ 
Confirmation 
(for 
confirmation) 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 449 


oo and General, Surveyor 
(b) possessing the educational qualifications and |General’s Office 
experience prescribed for direct recruits under column -Chairperson; 


(7). 2. One Group ७ officer 
Note i.- The departmental officers in the feeder category |from the office other than 
who are in the direct line of promotion shall not be |Survey of India - Member; 
eligible for consideration for appointment on deputation. 3. Assistant Surveyor 
Similarly, the deputationists shall not be eligible for |General, Surveyor General's 
consideration for appointment by promotion. Office - Member. 
Note 2.- The period of deputation including the period of 

deputation in another ex-cadre post held immediately 

preceding this appointment in the same or some other 

organisation or Department of the Central Government 

shall ordinarily not exceed three years. 

Note 3.-The maximum age-limit for appointment by 

deputation shall be ‘not exceeding fifty six years’ as on 

the closing date of receipt of applications. 


07 (2024) 


* Subject 0 


Between |8 and 27 00 per cent. by 


direct recruitment. 


years of age. 


(Relaxable for the 
departmental 

candidates upto the 
age of forty years in 
accordance with the 
instructions or orders 
issued by the Central 
Government). 


Note.- The crucial 
date for determining 
the age-limit shall be 
as advertised by the 
Staff Selection 
Commission. 


recognised Board; and 


(ii) Two years experience in 
handling stores and _ keeping 
Accounts in a store or a concern 
of the Central or State 
Government or Union territory 
Administrations or autonomous 
body or statutory organisation or 
public sector undertakings or 
University or recognised research 
institute or Bank or in private 
sector organisation listed on the 
Stock exchanges of India; 


or 


Bachelor’s 


Degree with 

or Economics or 
Statistics or Business Studies or 
Public Administration as a subject 
from a recognised University or 
institute. 


Note .- Qualifications are 
relaxable at the discretion of the 
Staff Selection Commission or 
competent authority, for the 
reasons to be recorded in writing, 
i case of candidates 

well qualified. 

The qualifications 

experience are 
relaxable at the discretion of the 
Staff Selection Commission or 


induction 
training of at least two 
weeks duration for 
successful completion of 
robation as prescribed by 
the Central Government. 


450 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


ee authority, for the 
reasons to be recorded in writing, 
in the case of candidates 
belonging to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes, if 
at any stage of selection, the Staff 
Selection Commission or 
competent authority, is of the 
opinion that sufficient number of 
candidates from these 
communities possessing _ the 
requisite experience are not likely 
to be available to fill up the 
vacancy reserved for them. 


‘ Cc cy 


Group Departmental Confirmation Committee (for considering |Not applicable. 
confirmation) consisting of:- 


l. Deputy Surveyor General, Surveyor General’s Office -Chairperson; 


2. One Group ‘A’ officer from the office other than Survey of India 


-Member; 


3. Assistant Surveyor General, Surveyor General’s Office - Member. 


[F.No.SM/02/0/2023] 
ANUPAMA, Under Secy. 


जल शक्ति मंत्रालय 
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) 
नई दिल्‍ली, 4 जून, 2024 

सा. का. नि. .74.—areeahe, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, (सहायक भूजल वैज्ञानिक) भर्ती नियम, 
209, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, (सहायक रसायनज्ञ) भर्ती नियम, 
20(9 तथा केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, सहायक भूभौतिकीविद्‌ भर्ती नियम, 7995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते 
हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी 
विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में सहायक (भूजलवैज्ञानिक), सहायक (रसायनज्ञ) तथा सहायक 
(भूभौतिकीविद) समूह 'ख' वैज्ञानिक के भर्ती नियम 2024 पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाते है, अर्थात्‌:- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-() इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा 
संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड,(समूह 'ख' वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 2024 है। 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 


2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में 
उनका स्तर, वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। 


3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और 
उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी HT Tala अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तम्भ (3) में ates हैं। 


4. निरहता- वह व्यक्ति- 


[भाग Have 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 45] 


(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की 
है; या 

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की 
संविदा की है, 


उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा: 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार 
को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के 
प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। 


5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह 
उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध 
को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी। 


6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी 
जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना 
अपेक्षित है। 


अनुसूची 
पद का नामा। | पदों की संख्या। वर्गीकरण। वेतन चयन पद है या अचयन पद। 
मैट्रिक्स में 
AI 
() (2) (3) (4) (5) 
4. सहायक 429'(2024) साधारण केंद्रीय | स्तर-8 चयन पद। 
(भूजल वैज्ञानिक)। eee ee सेवा, समूह 'ख', | (रु.47600- 
ane राजपत्रित, | 454400)! 
परिवर्तन किया | अननुसचिवीय। 
जा सकता है। 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। 


(6) 


बत्तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं।(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के 
लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) 


टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। 


सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं। 


(7) 


आवश्यक अहर्ताएं 


किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या समुद्री भूविज्ञान या भूजल विज्ञान में 
मास्टर डिग्री | 


452 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


टिप्पण; अर्हताएं, अन्यथा सअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेक अनुसार शिथिल की जा सकती है। 


सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो । | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति 


व्यक्तियों के लिए विहित आयु द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा 
और शैक्षिक asa प्रोन्नत विभिन्‍न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी की प्रतिशतता। 
या नहीं | 
(8) (9) (0) 
लागू नहीं होता। सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों |. 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और 
के लिए दो वर्ष 
ii. ॥0 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो 
टिप्पण : 


सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (जिसके 
परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी | अंतर्गत अल्पकालिक संविदा 
करने के लिए Sefer गगि जल बोर्ड अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) 
के समूह 'क' और समूह 'ख' वैज्ञानिक | टिप्पण: सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 
अधिकारियों के लिए एक वर्ष का | आयोजित संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा के 
अनिवार्य प्रवेश स्तर प्रशिक्षण | माध्यम से होगी। 


पाठ्यक्रम होगा। 


प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणी जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। 


(7) 


प्रोन्नति : 


ऐसे वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूजलविज्ञान) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रू. 44900-42400) F उस श्रेणी में दो 


वर्ष की नियमित सेवा की है और राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से चार सप्ताह का प्रवेश स्तर 
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। 


टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए 
विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्ईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम 
हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली 
उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली ST 


प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): 


केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर 
उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों या अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी : 


(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या 


() जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-442400) में नियमित आधार पर उस पद 
पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो। 


(ख) जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित की गई शैक्षिक अहर्ताएं हैं; और 


(ग) जिनके पास मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से भूजल विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव हो। 


[भाग Have 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 453 


| टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति 
से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं 
होगी | 

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष 
से अधिक नहीं होगी | 


टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए 
विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के 
पात्र नहीं होंगे | 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा | 


(42) (3) 


समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के | सीधी भर्ती के दौरान संघ लोक सेवा आयोग 


लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- से परामर्श करना आवश्यक है। 
|. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड -(अध्यक्ष) 
2. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड - (सदस्य); और 
3. निदेशक या उप सचिव (भूमि जल स्थापन), जल संसाधन, नदी 
विकास और गंगा संरक्षण विभाग -(सदस्य)। 
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 
जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 
|. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड -(अध्यक्ष) 
2. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड -(सदस्य); और 


3. निदेशक या उप सचिव (भूमि जल स्थापन), जल संसाधन, नदी 
विकास और गंगा संरक्षण विभाग (सदस्य)। 


() (2) (3) (4) (5) 
2. सहायक रसायनज्ञ 23'(2024) साधारण केंद्रीय स्तर-8 चयन पद। 
ee सेवा, समूह 'ख', (रु.47600 - 
आधार पर eae 5700)! 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय। 
जा सकता है। 


(6) 


बत्तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के 
लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) 


टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की 
जाएगी। 


454 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


(7) 


आवश्यक अहर्ताएं 


किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान या विश्लेषणात्मक रसायन 
विज्ञान या भौतिक रसायन विज्ञान या अकार्बनिक रसायन विज्ञान या कार्बनिक रसायन विज्ञान या जल-रसायन विज्ञान या 
औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस या एकीकृत मास्टर ऑफ साइंस। 


टिप्पण:- अर्हता, अन्यथा सुअर्तहित अभ्यार्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के 
विवेक अनुसार शिथिल की जा सकती है। 


(8) (9) (0) 


लागू नहीं होता | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों i, 33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और 
के लिए दो वर्ष 
ii. 67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 
टिप्पण : 


टिप्पण: सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग 
परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक | द्वारा आयोजित संयुक्त भू-बैज्ञानिक 
पूरी करने के लिए केन्द्रीय भूमि | परीक्षा के माध्यम से होगी। 

जल बोर्ड के समूह 'क' और समूह 
'ख' वैज्ञानिक अधिकारियों के लिए 
एक वर्ष का अनिवार्य प्रवेश स्तर 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा। 


(7) 


प्रोन्नति : 


ऐसे वरिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रू. 44900-742400) F उस श्रेणी में दो वर्ष 
नियमित सेवा की है और राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से चार सप्ताह का प्रवेश स्तर प्रशिक्षण 
सफलतापूर्वक पूरा किया हो। 

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार 
किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई 
ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा, अपेक्षित ASH या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम 
न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 


(42) (3) 


समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के | सीधी भर्ती के दौरान संघ लोक सेवा आयोग 


लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :- से परामर्श करना आवश्यक है। 
I. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (अध्यक्ष); 
2. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सदस्य); और 


3. निदेशक या उप सचिव (भूमि जल tara), जल संसाधन, नदी 
विकास और गंगा संरक्षण विभाग (सदस्य)। 


समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 


[भाग Have 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 455 


| जिसमें निम्नलिखित होंगे : 


|. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (अध्यक्ष); 

2. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सदस्य); और 

3. निदेशक या उप सचिव (भूमि जल स्थापन), जल संसाधन, नदी 

विकास और गंगा संरक्षण विभाग (सदस्य)। 
() (2) (3) (4) (5) 

3. सहायक भूभौतिकीविद 49'(2024) साधारण केंद्रीय स्तर-8 चयन पद। 

कार्यभार के es pCO 
= राजपत्रित, 454400 

आ पर )। 
परिवर्तन किया अननुसचिवीय। 
जा सकता है। 


(6) 


बत्तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के 
लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) 


टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। 


(7) 


आवश्यक अहर्ताएं 


भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम 
द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 4956 (4956 का 3) की धारा 3 के अधीन 


घोषित मानित विश्वविद्यालय से भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी में मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ साइंस (भूभौतिकी) 
या एकीकृत मास्टर ऑफ साइंस (पर्यवेक्षण भूभौतिकी) या मास्टर ऑफ साइंस (अनुप्रयुक्त भूभौतिकी) या मास्टर ऑफ 
साइंस (समुद्री भूभौतिकी) या मास्टर ऑफ साइंस (प्रौद्योगिकी) (अनुप्रयुक्त भूभौतिकी)। 


टिप्पण: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेक अनुसार शिथिल की जा सकती है। 


(8) (9) (0) 


लागू नहीं होता। सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों i, 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और 
के लिए दो वर्ष 
ii. 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके 
टिप्पण : 


न हो सकने पर प्रतिनियुक्तित द्वारा। 


परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक ft 

केन्द्रीय भूमिजल टिप्पण : सीधी भर्ती संघ लोक सेवा 
ws eye और सह आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त भू- 
वैज्ञानिक अधिकारियों के लिए एक वैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से होगी | 
वर्ष का अनिवार्य प्रवेश स्तर 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा। 


456 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA 8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


() 


प्रोन्नति : 


ऐसे वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रू. 44900-442400) में उस श्रेणी में दो वर्ष 
की नियमित सेवा की है और राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से चार सप्ताह का प्रवेश स्तर 
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। 
टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे, जिन्होंने अपनी ASH या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए 
विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा 
की गई ऐसी अहर्क या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्ईक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम 
हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, 
अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 
प्रतिनियुक्ति: 
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : 
(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या 

() जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (रु. 44900-42400) या समतुल्य में नियमित आधार 

पर उस श्रेणी में दो (02) वर्ष की सेवा की हो; और 

(ख) () जिनके पास विशिष्तया: भूजल में भूभौतिकीय सर्वेक्षण कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव हो; और 

(ii) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हों। 
टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति 
से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 03 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं 
होगी। 
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष 
से अधिक नहीं होगी। 
टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए 
विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुकत व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र 
नहीं होंगे। 


(2) (3) 


समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के | सीधी भर्ती के दौरान संघ लोक सेवा आयोग 


लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : से परामर्श करना आवश्यक है। 
|. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (अध्यक्ष); 
2. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सदस्य); और 


3. निदेशक या उप सचिव (भूमि जल स्थापन), जल संसाधन, नदी 
विकास और गंगा संरक्षण विभाग (सदस्य)। 


समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 
जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : 


|. अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (अध्यक्ष); 


[भाग H—ars 30)] 


भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 457 


2. सदस्य, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सदस्य); और 


3. निदेशक या उप सचिव (भूमि जल tara), जल संसाधन, नदी 


विकास और गंगा संरक्षण विभाग (सदस्य)। 


[फा. सं. ए-50043/5/2023-जीडबल्यूई] 


शालिनी गुप्ता, अवर सचिव 


MINISTRY OF JAL SHAKTI 
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) 
New Delhi, the 4th June,2024. 
G.S.R. 7l.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 


supersession of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water 
Board (Assistant Hydrogeologist), Recruitment Rules, 209, the Ministry of Water Resources, River Development and 
Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (Assistant Chemist), Recruitment Rules, 20!9 and_ the Central 
Ground Water Board Assistant Geophysicist Recruitment Rules, !995, except as respects things done or omitted to be 
done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to 
the posts of Group ‘B’ Scientific posts of Assistant (Hydrogeologist), Assistant (Chemist) and Assistant(Geophysicist) 
in Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central 
Ground Water Board Recruitment Rules, 2024, namely:- 


l. 


Short title and commencement-— (l) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water 
Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board (Group ‘B’ Scientific posts) 
Recruitment Rules, 2024. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and 
level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these 
rules. 
Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (3) of the aforesaid Schedule. 


Disqualification. — No person,- 
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said posts: 


Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for 
so doing, exempt such person from the operation of this rule. 


Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it 
may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service 
Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons. 


Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to 
be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-Servicemen and other 
special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard. 


SCHEDULE 
Name of post. Number of Classification. Level in Whether Selection post or Non 
posts. pay Selection post. 
matrix. 
() (2) (3) (4) (5) 
l. Assistant 29*(2024)* General Central Level-8 Selection post. 
(Hydrogeologist). Subject to Service, Group (Rs.47600 - 
variation ‘B’,Gazetted, Non- 500). 
ministerial. 


458 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA I8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


dependent on 
workload. 


Age-limit for direct recruits. 


(6) 


Not exceeding thirty-two years of age. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the 
instructions or orders issued by the Central Government). 


Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. 


Educational and other qualification required for direct recruits. 


(7) 


Essential Qualification 


Masters Degree in Geology or Applied Geology or Marine Geology or Hydrogeology from a recognised University or 
institute. 


Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be 
recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. 


Whether age and Period of Probation, if any. Method of Recruitment, whether by direct 
educational qualification recruitment or by promotion or by 
prescribed for direct deputation/absorption and percentage of the 
Recruits will apply in the vacancies to be filled by various methods. 
case of promotees. 
(8) (9) (0) 
Not applicable Two years for direct recruits. (i) 90 per cent. by direct recruitment; and 


Note: There shall be a mandatory | (ii)l0 percent. by promotion failing which by 
one-year Induction Level Training | deputation (including short term contract). 
Course framed for Group A and 


Group B Scientific officers of Central Note: Direct Recruitment shall be through 


G Combined Geo-Scientist Examination 
round Water Board for successful Cc Geo-S i ०. Ce, 
: f है conducted by the Union Public Service 
completion of probation. C eps 
ommission. 


In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or 
absorption to be made. 


(4) 


Promotion: 


Senior Technical Assistant (Hydrogeology) in level-7 (Rs.44900-42400) in the pay matrix with two years’ regular 
service in the grade and have successfully completed four weeks induction level training from the National Ground 
Water Training and Research Institute, Raipur. 


Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, 
their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by 
more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed 
their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such 
qualifying or eligibility service. 

Deputation (Including short term contract): 


Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations or autonomous bodies or 
statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or institute or research institution; 


(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or 


(ii) with two years’ regular service rendered after appointment to the posts in level-7 (Rs.44900-42400) in the pay 
matrix, in the parent cadre or department; 


(b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7); and 
(c) having at least two years working experience in the field of Hydrogeology from recognised organisation or institute. 


Note l: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately 


[भाग I—ars 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 459 


preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed three years. 


Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date 
of receipt of applications. 


Note 3: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for 
consideration for appointment by deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion. 


If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Circumstances in which Union Public 
composition. Service Commission is to be consulted in 
making recruitment. 
(42) (43) 
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering | Consultation with the Union Public Service 
promotion) consists of:- Commission is necessary while making 
l. Chairman, Central Ground Water Board (Chairperson); direct recruitment. 


2. Member, Central Ground Water Board (Member); and 


3.Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), 
Department of Water Resources, River Development and Ganga 
Rejuvenation (Member). 


Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for 
considering confirmation) consists of:- 


l. Chairman, Central Ground Water Board (Chairperson); 
2. Member, Central Ground Water Board (Member); and 


3. Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), 
Department of Water Resources, River Development and Ganga 


Rejuvenation (Member). 
(I) (2) (3) (4) (5) 
2. Assistant 23*(2024) General Central Service, Level-8 Selection post. 
Chemist Subject to Group ‘B’, Gazetted, (Rs.47600- 
राधा धो Non-ministerial. 500). 
dependent on 
workload. 
(6) 


Not exceeding thirty-two years of age. (relaxable for Government Servants upto five years in accordance with 
instructions or orders issued by Central Government). 


Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. 


(7) 


Essential Qualification 


Master of Science or Integrated Master of Science in Chemistry or Applied Chemistry or Analytical Chemistry or 
Physical Chemistry or Inorganic Chemistry or Organic Chemistry or Hydro-Chemistry or Industrial Chemistry from a 
recognized university or institute. 


Note: qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded 
in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. 


(8) (9) (0) 


Not applicable Two years for direct recruits. (i) 33 per cent. by promotion; and 


Note: There shall be a mandatory | (ii) 67 per cent. by direct recruitment. 
one-year Induction Level Training 
Course framed for Group A and 
Group B_ Scientific officers of 
Central Ground Water Board for 
successful completion of probation. 


Note: Direct recruitment will be through 
a combined Geo-Scientist Examination 
conducted by the Union Public Service 
Commission. 


(4) 


460 THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 8 2024/JYAISHTHA 8, 946 [PART II—SEc. 30)] 


Promotion: 


Senior Technical Assistant (Chemical) in Level-7 (Rs.44900-42400) in the pay matrix with two years of regular 
service in the grade and have successfully completed four weeks of induction level training from National Ground 
Water Training and Research Institute, Raipur. 


Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, 
their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more 
than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed their 
probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such 
qualifying or eligibility service. 


(2) (I3) 


Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee for considering | Consultation with the Union Public Service 
confirmation consisting of:- Commission is necessary while making 


: C G Chai direct recruitment. 
l. Chairman, Central Ground Water Board (Chairperson); 


2. Member, Central Ground Water Board (Member); and 

3. Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), 
Department of Water Resources, River Development and Ganga 
Rejuvenation (Member). 
Group ‘A’ Departmental Confirmation Committee for 
considering confirmation consisting of:- 

l. Chairman, Central Ground Water Board (Chairperson); 
2. Member, Central Ground Water Board (Member); and 
3. Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), 
Department of Water Resources, River Development and Ganga 
Rejuvenation (Member). 


(I) (2) (3) (4) (5) 
3. Assistant Geophysicist. 9*(2024)* General Central Service, Level-8 Selection post. 
ढफांस्ल Group ‘B’, Gazetted, (Rs.47600 - 
a ead Non Ministerial. 500). 
variation 
dependent on 
workload. 
(6) 


Not exceeding thirty-two years of age. (relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the 
instructions or orders issued by the Central Government). 


Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. 


(7) 


Essential Qualification 


Master of Science in Physics or Applied Physics or Master of Science (Geophysics) or Integrated Master of Science 
(Exploration Geophysics) or Master of Science (Applied Geophysics) or Master of Science (Marine Geophysics) or 
Master of Science (Technology) (Applied Geophysics) from a university incorporated by an Act of the Central or State 
Legislature in India or an educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed a 
university under section 3 of the University Grants Commission Act, 956 (3 of 956). 


Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded 
in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. 


(8) (9) (0) 
Not applicable Two years for direct recruits. (i) 60 per cent. by direct recruitment; and 
Note: (i) 40 per cent. by promotion failing 


There shall be a mandatory one- whic Dy Cepulanon, 


year Induction Level Training | Note: Direct Recruitment will be through 
Course framed for Group A and | a combined Geo-Scientist Examination 
Group B_ Scientific officers of | conducted by the Union Public Service 
Central Ground Water Board for 


[भाग ave 3(i)] भारत का राजपत्र: जून 8, 2024/ज्येष्ठ 8, 946 46] 


successful completion of probation. | Commission. 


(4) 


Promotion: 


Senior Technical Assistant (Geophysics) in Level-7 with two years’ regular service in the grade and successfully 
completed minimum of four weeks of induction level training from the National Ground Water Research and Training 
Institute, Raipur. 


Note: Where Juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their 
seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more 
than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their 
probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying 
eligibility service. 
Deputation: Officers under the Central Government or State Government or Union territories- 
(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or 

(ii) with two years’ regular service in posts in level-7 (Rs.44900-42400) in the pay matrix or equivalent in the 
parent cadre/department; and 
(b) (i) having two years’ experience in the conduct of Geophysical Survey work particularly in Ground Water, and; 

(ii) possessing educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). 
Note : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed three years. 


Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date 
of receipt of applications. 


Note 3: Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for 
consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion. 


(2) (3) 
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering | Consultation with the Union Public Service 
promotion) consists of:- Commission is necessary while making 
l. Chairman, Central Ground Water Board (Chairperson); cine reorient: 
2. Member, Central Ground Water Board (Member); and 


3.Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), 
Department of Water Resources, River Development and Ganga 
Rejuvenation (Member). 


Group’ 'B' Departmental Confirmation Committee (for 
considering confirmation) consists of:- 


l. Chairman, Central Ground Water Board (Chairperson); 
2. Member, Central Ground Water Board (Member); and 


3. Director or Deputy Secretary (Ground Water Establishment), 
Department of Water Resources, River Development and Ganga 
Rejuvenation (Member). 


[E.No. A-5003/5/2023-GWE] 
SHALINI GUPTA, Under Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-]0054. sarvesiiuma 


